निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1208 ) पटना , वृहस्पतिवार , 27 दिसम्बर 2018 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

24 दिसम्बर 2018 
सं० 2 / कोर्ट - 30 - 05 / 2017 - 11867 / गृ0आ0 - वाद सं0 - सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 - 5214 / 2017, मो0 शम्सुद्दीन 
अंसारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा दिनांक - 04.04. 2018 को पारित न्यायादेश 
के अनुपालन में दिनांक - 07. 12. 2018 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित ) की अनुशंसा के आलोक में 
निम्नांकित आरक्षी निरीक्षक / परिचारी प्रवर को बिहार पुलिस सेवा सम्वर्ग में पुलिस उपाधीक्षक ( वेतनमान पी0बी0 - 2 + 
ग्रेड पे - 5400 / - ) की कोटि में दिनांक - 29.06. 2017 के भूतलक्षी प्रभाव से स्थानापन्न प्रोन्नति प्रदान करते हुए नियुक्त 
किया जाता है: 
क्रम सं0 पदाधिकारी का नाम 

वरीयता क्रमांक 

पदनाम 
श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह 

573 

पुलिस निरीक्षक 
श्री कृष्ण नन्दन कुमार 

574 

पुलिस निरीक्षक 
3 | श्री सुरेन्द्र कुमार सरोज 

576 

पुलिस निरीक्षक 
श्री राम सिद्धेश्वर आजाद 

577 

पुलिस निरीक्षक 
श्री रंजन कुमार सिंह 

____ 578 

पुलिस निरीक्षक 
श्री मो0 युसूफ 

573 

पुलिस निरीक्षक 
श्री शम्सुद्दीन अंसारी ( सेवानिवृत ) 

579 ( क ) 

पुलिस निरीक्षक 
श्री बीरेन्द्र नारायण सिंह 

581 

पुलिस निरीक्षक 
श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह 

पुलिस निरीक्षक 
श्री शिवकुमार सिंह 

584 ( क ) 

पुलिस निरीक्षक 
__ 11 श्री जय प्रकाश सिंह 

___ _ 587 

पुलिस निरीक्षक 


583 


10 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 दिसम्बर 2018 
2. यह स्थानापन्न प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं0 - 13295 दिनांक 
28 .09.2016 की कंडिका - 5 में निहित प्रावधानों से विनियमित होगा । 

3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग की अनुशंसा / परामर्श 
प्राप्त कर अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । 

4. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० ( सी ) सं0 – 29770 / 2015 
बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1208 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


